सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


12 चैत्र , 1941 ( श ० ) 


संख्या- 294 राँची, मंगलवार , 


2 अप्रैल, 2019 ( ई ०) 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


आदेश 
14 मार्च, 2019 


आदेश संख्या-4 /विविध- 10-23/ 2014 का ० 2338-- स्व ० शुभा अखौरी, ( झा ०प्र ० से ०, कोटि 
क्रमांक -641/03) की विभागीय आदेश सं ० 6385 दिनांक 24.11.2003 द्वारा अंतिम रूप से प्रकाशित 
वरीयता सूची में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना से जन्म तिथि के सत्यापन के उपरांत इनकी 
जन्म तिथि 25.01.1958 अतं : स्थापित किया जाता है । 

विश्वासभाजन , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 294 


50 


